776 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 13 , 1980 (VYSK . 23, 1902 SAKA ) 


| PART 


HOME ( POLICE ) DEPARTMENT 

The 24th April , 1980 
No. 4221 /SAL. - Governor of Haryana is pleased to promote Shri Yogender Paul, Deputy 
Superintendent of Police , Wircless (Cryptography ) as Superintendent of Police and to post him as 
Superintendent of Police, Wireless , Haryana where he assumed charge of his duty with effect from 
24th July , 1979 , afternoon . 


P. C. WADHWA , 


Joint Secretary to Government, Haryana, 

Home ( Police ) Dopartment. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 25 अप्रैल , 1980 


क्रमांक 346 - ज ( II ) -80/14666-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधि 
कारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बलवन्त सिंह, पुत्र श्री दल सिंह,निवासी 355, राम नगर, करनाल को रबी, 
1969 से 100 रुपये वार्षिक , खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
पाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


. 


दिनांक 28 अप्रैल , 1980 


कमांक 458 - ज ( II )-80/15039.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के मनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल/ वर्ष जब से जागीर वी गई धार्षिक 

राशि 


रुपये ) 


1 रोहतक 


भूरथला 


झज्जर 


150 


श्री बलबीर सिंह, पुन 
श्री भूप सिंह 


खरीफ , 1975 से रबी, 1979 तक 

तथा रबी, 1980 से 


300 


2 रोहतक 


कोसली 


झज्जर 


150 


श्रीमती राजकौर, विधवा 
श्री बलवन्त सिंह 


रबी , 1973 से खरीफ , 1979 तक 
तथा रबी , 1980 से 


300 


3 


रोहतक 


श्री शेर सिंह , पुन श्री बोदन सिंह पाटोधी 


सज्जर 


1504 


रबी , 1973 से खरीफ , 1979 तक 
तथा रबी , 1980 से 


300 . 


क्रमांक 327 ज ( II ) -80/15048.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए मधिकारों 


PART 1 


HARYANA GOVT GAZ : MAY 13 , 1980 (VYSK. 23, 1902 SAKA) 


177 


का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दो 
गयी फसल तथा राशि एवं सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


व 


गांव 
पता 


तहसील 


फसल/ वर्ष जब से जागीर दी गयी । वार्षिक राशि 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


1 सोनीपत 


श्री हरि सिंह, पुत्र श्री रामजी लाल 


सामड़ी 


गोहाना 


150 


रवी , 1074 से खरीफ़ , 1979 तक 
रबी, 1980 से 


300 


2 सोनीपत 


खूबड 


सोनीपत 


श्री हरिकृष्ण कोशिक , पुत्र 

श्री धनीराम कोशिक 


100 


रबी, 1967 से रबी, 1970 तक 
खरीफ , 1970 से खरीफ , 1979 तक 
रवी , 1980 से 


150 


300 


- 


क्रमांक 1980- (II) -79/15043.--- श्री पतराम, पुत्र श्री सावन राम, गांव ममरी, तहसील मज्जर, जिला रोहतक 
की दिनांक 21 सितम्बर, 1977 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार मधिनियम, 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) 
( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पतराम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जगीर 
जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1204 - र- ( III ) -68/1471, दिनांक 3 अप्रैल , 1968 तथा अधिसूचना क्रमांक 
5041- प्रार- III - 70/ 2950 5, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती घोघड़ी देवी 
के नाम रबी , 1978 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सदनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 5 मई, 1980 
क्रमांक 592-4(1)-80/15836.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें पाज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) ( ए) तथा 3 ( 1ए) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत थामी युद्ध जागीर उन के नाम 
के सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 
कमांक जिला जागीर पाने वाले का नाम 

मांध व तहसील प्र.स /वर्ष जब से जागीर वार्षिक 

दी गई 

राशि 


पता 


- 


2 


3 


5 


6 


रुपये 


1 भिवानी 


श्री रबधीर सिंह , पुत्र 
श्री शापी राम 


आणीमाहू 


भिवानी 


150 


300 


दावरी 


बीमती बखतावरी, शिवा रोमलवास 
भी हंस राम 


रबी, 1973 से खरीफ़ , 
1979 तक 
रवी, 1980 से 
परीफ , 1965 से रबी , 
1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से खरीफ , 
1979 तक 
रवी, 1980 से 


100 


150 


300 


